निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 307 ) 


13 वैशाख 1932 ( श ) 
पटना, सोमवार , 3 मई 2010 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

7 अप्रील 2010 
सं0 ई. एल.1- 001 / 2008 ( खंड AERO )- 06 - 181 -दीघा, 182 – बांकीपुर, 183– कुम्हरार एवं 188 –फुलवारी ( अ. जा.) 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग 
की अधिसूचना सं0 429 / बिहार / 2008 ( 2) दिनांक 30 मार्च 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सोहन कुमार ठाकुर , 
सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी - सह 

सरकार के अवर सचिव । 
भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001, दिनांक 30 मार्च, 2010 / 9 चैत्र, 1932 ( शक ) 

429 / बिहार / 2008 (2):- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा - 13ग की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि तारीख 2 जून , 2008 की उसकी अधिसूचना संख्या 
429 / बिहार / 2008 (2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात ; 

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के सतम्भ में मद संख्या 181 - दीघा, 182 - बांकीपुर, 183 – कुम्हरार एवं 188 –फुलवारी 
( अ. जा .) के सामने प्रविष्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रविष्टियां और जोड़ी जाएंगी । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 3 मई 2010 


सारणी 


क्रम । विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम 


सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 


सं0 


। 


2 


| 1 
1. 


181 - दीघा 


3 
3. कार्यपालक पदाधिकारी, अंचल कार्यालय, कंकड़बाग, पटना नगर निगम, पटना 
4. बाल विकास परियोजना, पटना सदर - 3 
5. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी , पटना सदर - 4 
6. विद्यालय अवर निरीक्षिका, गोलघर, पटना 


182 - बांकीपुर 


3 


183 - कुम्हरार 


3. कार्यपालक दंडाधिकारी - 1, सदर अनुमंडल, पटना 
4. कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल कार्यालय , पटना नगर निगम , 

पटना 
5. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर - 1 
6. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर (ग्रामीण ) 
7. विद्यालय अवर निरीक्षिका, बांकीपुर, पटना । 
3. जिला शिक्षा अधीक्षक , पटना । 
4. कार्यपालक पदाधिकारी, बांकीपुर अंचल कार्यालय, पटना नगर निगम, पटना । 
5. कार्यपालक पदाधिकारी, प्रधान कार्यालय, पटना नगर निगम । 
6. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर - 2 | 
7. विद्यालय अवर निरीक्षिका, महेन्द्र, पटना । 
5. कार्यपालक दंडाधिकारी - 2, सदर अनुमंडल , पटना । 
6. प्रखड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी , फुलवारीशरीफ । 
7 . कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ | 


188 – फुलवारी ( अ. जा .) 


आदेश से, 
के . अजय कुमार, 

सचिव, 

भारत निर्वाचन आयोग । 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi- 110001, Dated the 30th March , 2010 / 

9 Chaitra , 1932 (Saka ) 
No . 429/ BR/ 2004 ( 2 ) : — In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) 
of section 13C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950 ) , the Election 
Commission hereby directs that following amendment shall be made in its Notification 
No . 429/ BR/ 2008 ( 2), dated 2 June, 2008, namely ; 

In column 2 of the Table appended to the said notification , in addition to the 
existing entries against items no . 182 -Digha , 182 - Bankipur, 183 -Kumhrar and 188 
Phulwari ( SC ) the following entries shall be added . 

Table 
Sl. Name of Assembly 

Assistant Electoral Registration Officer 
constituency 
1 2 

3 
1 181 - Digha 

3. Executive Officer , Circle Office, Kakarbagh, Patna 
___ Nagar Nigam, Patna. 
4 . Child Development Project Officer , Patna Sadar - 3 . 
5 . Child Development Project Officer, Patna Sadar-4 . 

6 . School Sub - Inspectoress, Golghar, Patna . 
182 -Bankipur 3 . Executive Magistrate - 1 , Sadar Sub - division , Patna . 

4 . Executive Officer , Nutan Rajdhani Circle Office , Patna 

Nagar Nigam, Patna. . 


PER JUTT (HHTETUT), 3 HS 2010 


Assistant Electoral Registration Officer 


Sl. Name of Assembly 
No. constituency 
12 


183 -Kumhrar 


5 . Child Development Project Officer, Patna Sadar- 1 . 
6 . Child Development Project Officer, Patna Sadar 

(Gramin ). . 
7 . School Sub - Inspectoress, Bankipur, Patna . 
3 . District Superintendent of Education , Patna . 
4 . Executive Officer, Bankipur Circle Office , Patna 

Nagar Nigam , Patna . 
5 . Executive Officer, Pradhan Karyalaya Patna Nagar 

Nigam , Patna . 
6 . Child Development Project Officer, Patna Sadar- 2 . 
7 . School Sub - Inspectoress , Mahendru , Patna . 
5 . Executive Magistrate - 2 , Sadar Sub - division , Patna . 
6 . Block Education Extension Officer, Phulwari Sharif . 
7 . Executive Officer, Nagar Parishad , Phulwari Sharif . 


4 


188 - Phulwari (SC ) 


By order, 
K . AJAY KUMAR , 

Secretary, 
Election Commission of India . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Paste JJC (HHTERUT ) 307 - 571+ 100 - OcTonton 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


